निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 फाल्गुन 1938 ( श0 ) 
( संo पटना 199) पटना , वृहस्पतिवार , 16 मार्च 2017 


गृह विभाग 


अधिसूचना 

8 मार्च 2017 
सं0 सै0क0नि0 / 01 / 09 / 2011 / 312 — बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या - 158 , दिनांक 07.02.2017 से 
निर्गत बिहार पूर्व सैन्य पदाधिकारी सेवा नियमावली 2016 की कंडिका 4 ( 2) के आलोक में सैनिक कल्याण निदेशालय 
में निदेशक एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु निम्नवत 
चयन समिति का गठन किया जाता है : 
मुख्य सचिव, बिहार, पटना - 

अध्यक्ष 
( ii) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत तीन ( 3) सदस्य - 

सदस्य 
( क ) प्रधान सचिव , गृह विभाग , बिहार, पटना 

श्री सुरेन्द्र कुमार राम, भा0प्र0से0 - संयुक्त सचिव , 

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना 
( ग ) मो० शमीम , आप्त सचिव , माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक 

कल्याण विभाग , बिहार, पटना । 
पूर्व - सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि - 

सदस्य 
( iv ) सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड अथवा उनके प्रतिनिधि - 

सदस्य 
निदेशक , सैनिक कल्याण निदेशालय , बिहार, पटना - 

सदस्य सचिव । 


(iii ) 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 199 -571 + 200 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


